रजिस्ट्री सं० डी एल -33004 / 96 


REGD . NO . D . L. -33004 / 96 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


. 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) 
PART II.. ...Section 3 .-- Sub- section (i ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं° 49 ] 
No. 49] 


नई दिल्ली, वीरवार , फरवरी 6, 1997 / माष 17 , 1918 
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 6 , 1997/MAGHA 17 , 1918 


जल - भूतल परिवहन मंत्रालय 

( पत्तन पक्ष ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1997 
सा . का . नि . 61 ( अ ) . - केन्द्र सरकार , महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 3 की उपधारा ( 6 ) के साथ पठित उपधारा 
( I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा, कोचीन पत्तन के न्यासी मंडल में " अन्य हितों " का प्रतिनिधित्व करने के लिए ( 1 ) श्री एस. वी . 
मालासुब्रमण्यम, ( 2 ) श्री श्रीनिवासन, ( 3 ) श्री जोस थॉमस, और ( 4 ) श्री कुरियन मैथ्यू को न्यासी नियुक्त करती है और भारत सरकार, जल - भूतल 
परिवहन मंत्रालय ( पत्तन पक्ष ) की दि . 29 मार्च, 1996 की अधिसूचना सं. सा . का . नि . 167 ( अ ) में निम्नलिखित और संशोधन करती है । 


2 . उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद क्रम सं. 12, 13, 14 और 15 के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियां 
शामिल की जाएंगी अर्थात् : 


12. श्री एस. वी . बालासुब्रमण्यम 
13. श्री श्रीनिवासन 
14. श्री जोस थॉमस 
15 . श्री कुरियन मैथ्यू 


- " अन्य हितों " का प्रतिनिधित्व करने के लिए 
- अन्य हितों " का प्रतिनिधित्व करने के लिए 
- अन्य हितों " का प्रतिनिधित्व करने के लिए 
-- " अन्य हितों " का प्रतिनिधित्व करने के लिए । 


[ फा . सं, पी. टी . - 18011/ 4 /95 - पी. टी. ] 

के . वी. राष, संयुक्त सचिव 


309GI / 97 


